रजिस्टर्ड सं० डी० ( डी ) - 73 


REGISTERED NO , D . (D )- 73 


The 


मयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 21 ) 
No. 21] 


नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 1975/ ज्येष्ठ 3, 1897 
NEW DELHI , SATURDAY, MAY 24, 1975/ JYAISTHA 3, 1897 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- - 


- - 


स माग में मिान पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के कप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation , 

- - - - - - 

- - - 
भाग II - खण्ड 4 

PART II - Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये सांविधिक नियम और आवेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


नई दिल्ली, 2 मई, 1975 


का०नि० प्रा० 183 - - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 304 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और रक्षा मन्त्रालय , मशस्त्र बल 
मुख्यालय और अन्तरसंवा सगटनो ( वर्ग 4 पद ) भर्ती नियम , 196 ) का , उन बातो के सिवाय जो की गई हों या करने से रह गई हों , अधिकान्त 
फरते हुए सशस्तबल मुख्यालय और अन्तरसेवा संगठनो मे फिल्म चकर एक पंकर के पद पर भर्ती को पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम 
बनाते है, अर्थात् : 


1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . -- ( 1 ) इन नियमों का नाम मशस्वबल मुख्यालय और अन्तर मेवा सगठनो के फिल्म चैकर एवं पैकर भर्ती नियम , 1975 


है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. पद-संख्या, वर्गीकरण प्रौर वेतनमान :- - उक्त पदो की संख्या वर्गीकरण और उनसे संलग्न येतनमान ये होगे जो इसमे उपाबद्ध अनसूची के स्तम्भ 
2 से 4 सफ में विनिर्दिष्ट है । 


3 भर्ती की पद्धति , प्रायु -सीमा, और पहनाएं प्रादि :---- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , प्रायु-सीमा, प्रर्हताएं और उसमे सबंधित अन्य मातें ये होगी 
जो उक्त अनसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है । 


4. निरर्हताएं. यह व्यक्ति --- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए क्रिमी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है , 


उक्त पद पर नियुक्ति का पास नहीं होगा : 


25 01/ 75 - 1 


( 301 ) 


302 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 24 , 1975 / JYAISTHA 3, 1897 

[ PART II 
- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद हैं तो वह किसी शक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति .--- जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहा वह उसके लिए जो कारण है उन्हें 
लेखबद्ध करके इन नियमो के किसी उपबंध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , प्रादेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई भी बात ऐसे प्रारमणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय-समय पर निकाले गए पादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के पक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित 


अनसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


वयन पद 

अथवा 
पचयन पद 


सीधे भर्ती किए जाने सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
वाले व्यक्तियों के लिए के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं 
प्रायु-सीमा 


- 


- 


- 


7 


फिल्म मेकर-एवं-पैकर 


18 -- 25 वर्ष 


4 रक्षा सेवानों में सिवि- 210- 4- 250-६०रो० - चयन 

लियन , वर्ग चार ( प्रराज - 5-270- २० 
पत्रित ) 


प्राबश्यक : - - 
( 1 ) मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण । 
( 2 ) फिल्म चैकिंग और पैकिंग का 
अनुभव । 
पांछनीय : 
फिल्म संयोजन का शान । 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की 
वाले व्यक्तियों के लिए अवधि यदि कोई 
विहित मायु पोर हो । 
शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नति की दशा में 
लागू होंगी या नहीं । 


भर्ती की पति । भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण प्रारा गवि विभागीय प्रोन्नति 
या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / भर्ती की दणा में वे श्रेणियां जिनसे प्रो - समिति है तो उसकी 
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया मंरचना । 
पद्धतियों द्वारा भरी जाने वासी जाएगा । 
रिक्तियों का प्रतिशत । 


भर्ती करने में किन 
परिस्थितियों में संघ 
लोक सेवा प्रायोग से 
परामर्शकिया जाएगा। 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


दो वर्ष । 


लागू नहीं होता । 


पायु - कुछ नहीं 
शैक्षिक मर्हताएं - हां 


प्रोन्नति : ---- 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो 200- 3- 206- 4- 234-६० रो०- 4- वर्ग चार विभागीय 
मकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 250 रु० और 196- 3- 220-१० रो० - प्रोन्नति समिति । 

3- 232 रु० के वेतनमानों में सशस्त्र बल 
मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों के 
वर्ग चार कर्मचारी जो स्तम्भ 7 मे 
प्रावश्यक शीर्षक के अन्तर्गत मव ( 1 ) 
और ( 2 ) में वर्णित अर्हताएं पूरी करते 


[फा० सं० 96 385/ सी ए पो / मार एण्ड पार-बी ] 


New Delhi, the 2nd May, 1975 


S . R. O . 183 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry 
of Defence, Armed Fortes Headquaters and Inter - Servico Organisations (Class IV posts). Recruitment Rules , 1969, cxcept as respects things 
done or omitted to be done, the President horebymakes the following rules regulatiog themethod of recruitment to the post of Film Checker 
cumn - Packer in the Armed Forces Headquarters and Inter- Service Organisations, namely : 


1 . Short title and commencement, — ( 1 ) These rules may be called the Armed Forces Headquarters and Inter- Service Organisations 
Film Checker -cum- Packer Recruitment Rules , 1975. ( 2 ) They shall come into force on the date of their publicationin the official Gazette. 


Sec . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : MAY 24 , 1975 / JYAISTHA 3 , 1897 

303 
= - - - 

- 
2 . Number of posts, classification and scale of pay.-— The number of the said posts, calssifications and the scale of pay attached thereto , 
shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled annexed hercto . 


3 . Method of recruitinent, age limit and qualifications etc . The method of recruitment to the said post, ayo Unit, qualifications 
and other matters connected therewith , shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule. 


4 . Disqualifications . - No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or 
(b ) who , having a spousc living , has entered into or contracted a marriage with any person , shall be eligible for appointment to the 

said post : 


Provided that the Central Governinentmay, if satisficd that such marriage is perinissible under the personal law applicable to such 
person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this 
rule . 


5 . Power to relax, -- Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and 
for reasons to be recorded in writing, rolax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons, 


6 . Saving . - -Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes 
and the Scheduled Tribes and other special categoric , of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time 
to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of post 


Classification 


Scale of pay 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and other qualifica 
tions required for direct recruits 


of 
posts 


Whether 

Selection 
post or 
Non -Selec 
tion posts 


Rs. 210 -4 - 250 - EB . 

5 - 270 


Selection 


Fin Checker 

cum - Packer 


18 — 25 years. 


Civilians in 

Defencc Ser - 
vices, Class 
IV (Non 
Gazetted ) , 


Essential :- - 
( 1 ) Middle School Standard pass . 
(2 ) Experience of Film Checking 

and Packing . 
Desirable : - - 
Knowledge of Alm joining , 


Whother age and Period of 
educational quali- probation 
fications prescribed if any 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment In case of recruitment by pro - If a Depart- Circuinstances in which 
whether by direct recruit- motion or deputation or mental Promo- Union Public Scrvice 
ment or by promotion transfer, grades from which tion Committee Commission is to be 
or by deputation or promotion or deputation or exists, what is consulted in making 
transfer and percentage transfer to be made 

its composition recruitment 
of the vacancies to be 
filled by various inethods 


8 


10 


11 


12 


13 


Not applicable . 


Ago - No . 

2 years . 
Educational 
qualifications- Yes . 


Departmental 

Promotion 
Committee 
Class IV 


By promotion failing Promotion : 

which by direct rec - Class IV enployees of Armed 
ruitment. 

Forces Headquarters and 
Inter Service Organisations 
in the pay scales of Rs. 200 
3 - 206 -4 -234-EB -4 - 290 and 
Rs. 196 - 3 - 220 -EB - 3 - 232 ; 
who fulfil the qualifications 
montioned at items (1 ) and 
( 2 ) under tho heading 
Essential in column 7 . 


[ File No. 96385/CAQ /R & R -1B ] 


format, 9 976, 1975 
का०नि० प्रा० 184 - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय में 
( 1 ), fiauti ( fer ) , ffadern ( TM ), { 844 for deres ( fittata ) f i ofera , Wanaferte at a Mat qafo 
विनियमित करने वाले निम्नलिखिप्त नियम बनाते है, अर्थात् : - - 


- 


- 


304 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 24 , 1975 / JYAISTHA 3 , 1897 

[ PART II — 
- -- - - - - - - 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - 1( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय प्रचार निदेशक , उपनिदेशक ( कृषि ), उपनिदेशक 
( उद्योग ) , महायक निदेशक (नियोजन ) भर्ती नियम , 1975 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पव- संख्या , वर्गीकरण और बेतनमान : उक्त पदो की संख्या , वर्गीकरण और उनके घेतनमान वे होंगे जो इससे उपाश्रद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में 
विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पसति , आयु-सीमा और अहंसाएं :--- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , प्रायु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होगी ओ 
पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है : -- 

4. निरर्हताएं :- - वह व्यक्ति --- 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पदो में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 

परन्तु यदि केन्द्रीय मरकार का ममाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अमुजेय है और 
ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इम नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5 शिथिल करने की शक्ति : - अहा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह, उमके लिए जो कारण है उन्हे 
लेखब करके सथा संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करके , इन नियमो के किसी उपबन्ध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो या पदों की भावत , मावेश 
द्वारा, शिथिल कर सफेगी । 

6. व्यायत्ति : --- इन नियमो की कोई भी बात ऐसे प्रारक्षणो और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध 
में समय समय पर निकाले गए प्रादेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो , अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियो के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदो की 
संख्या 


चयन पव अथवा सीधे भर्ती किये जाने सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
अचयन पद बाले व्यक्तियों के लिए के लिए शैक्षिक और अन्य 

प्रायु-सीमा भर्हताएं 


प्रचार-निदेशक 


1 


रक्षा सेवाओ में सिवि- 1500- 60 -1800 १० लाग नही होता । 45 वर्ष से प्राधिक प्रावश्यक : - - 
लियन वर्ग 1 राज 

( सरकारी सेवकों के ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधा 
पवित, अननुसचिवीय 

लिए शिथिलनीय ) लय की उपाधि या समतुल्य । 

( 2 ) किसी समाचार-यत्र या समाचार 

अभिकरण में उसरवायित्वपूर्ण 
हैसियत में 10 वर्ष का पत्र 
कारिता -अनुभव या किमी सर 
कारी विभाग या वाणिज्यिक 
प्रचार संगठन में प्रचार और 

जनसम्पर्क का समतुल्य अनुभव । 
( अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्यर्थि 

यों की दशा में संघ लोक सेवा 
प्रायोग के विवेकामसार शिथिल 
की जा सकेगी ) । 


वाछनीय : 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय या संस्था से पत्र 
कारिता में उपाधि या चिप्लोमा । 


( 2 ) विभिन्न प्रचार माध्यमों की 

अपेक्षाओं का सुपरिषय । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


_ . __ 


9 


11 


12 


SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : MAY 24, 1975 /JYAISTHA 3, 1897 

305 
- - - - -- - - - - - - -- - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - -- --- -- --- - - 
सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति । भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्तिस्थानांतरण द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियो अवधि यदि कोई या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति भर्ती की दशा में ये श्रेणिया जिमसे समिति है तो उसकी परिस्थिनियो में संघ 
के लिए विहित प्रायु हो स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानातरण किया सरचना । 

लोक सेवा प्रायोग से 
और शैक्षिक प्रर्हताए पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली जाएगा । 

परामर्शकिया जाएगा । 
प्रोमति की दशा में 

रिक्तियों का प्रतिशत । 
लागू होगी या नहीं 
_ 10 

___ 13 
लागू नहीं होता । 2 वर्ष । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा , प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ---- लागू नहीं होता । संघ लोक सेवा आयोग 
जिसके न हो सकने पर सीधी ऐमे अधिकारियो में से जो केन्द्रीय 

( परामर्श से छूट ) 
भर्ती द्वारा । सरकार या किसी राज्य सरकार 

विनियम , 1958 के 
के अधीन सदृश्य पद धारण कर 

अधीन यथापेक्षित । 
रहे हैं या जिन्होने 1100- 1600 
रु० के वेतनमान में के या समतुल्य 
पदों पर 3 वर्ष सेवा की हो और 
जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए विहित 

प्रर्हताएं हो । 
( प्रतिनियुक्ति की प्रधि सामान्यतः 
3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 

- -- - - - 


6 


मा 


उप निवेशक ( कृषि ) 


3 

- - 
रक्षा सेवामों में सिवि- 1500- 60 -1800 रु० लागू नहीं होता । 
लियन वर्ग 1, राज 
पत्रित अनमुविधीय 


पीका 


45 वर्ष से अनधिक 
( सरकारी सेवकों के 
लिए शिथिलनीय ) 


प्रावश्यक : -- 
( 1 ) सस्य विज्ञान या कृषि प्रमार 

या पशुपालन या कृषि इंजी 
नियरी में विशेषज्ञता सहित कृषि 
में एम एस सी० की उपाधि 
या उपरोक्त विषयों में से 
किसी में भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान की सहयोगिता या 

समसुल्य । 
( 2 ) विभिन्न फमलो विशेष रूप से 
वाणिज्यिक फसलो के प्रसंग में , 
और उनके उत्पादन मोर खेती 
के प्रबन्ध और साधारण रूप से 
सस्य - उद्योगो के बारे में सलाह 
देने या का विकास करने या 
की स्थापना करने का 10 वर्ष 
का क्षेत्रीय अनुभव और माधु 
निकतम उत्पावन पद्धतियो और 
देश मे कृषि क्रियाकलाप 
में मशीनरी , उपस्कर और 
औजारो के उपयोग का सुपरिचय 
( अर्हताएं अन्यथा सुप्रहित अभ्य 
थियों को दशा मे सघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार शिथिल 

की जा सकेगी ) 
वांछनीय :-- - 
( 1 ) डेरी फार्म उद्योग का अनुभव । 
( 2 ) किसी माधारण प्रादमी को 
हिन्धी और अग्रेजी में कृषि 
विज्ञान के बारे में जटिल विष 
रण अभिव्यक्त करने या स्पष्ट 
करने में प्रवीणता । 


[ PART II - - 


___ 10 


13 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


सघ लोक सेवा आयोग 

(परामर्श से छूट ) 
विनियम , 1958 के 
अधीन यथापेक्षित । 


306 

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 24 , 1975 / JYAISTHA 3 , 1897 
- - - - - - - - 

--- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
89 

11 

12 
-- - - - - 
लागू नही होता । 2 वर्ष । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा , प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :--- लागू नहीं होता । 

जिसके न हो सकने पर सीधी ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय 
भर्तीद्वारा । 

सरकार या किसी राज्य सरकार 
के अधीन सदृश्य पर धारण कर 
रहे हैं या जिन्होंने 1100 - 1600 
रु० के वेतनमान में या समतुल्य पदों 
पर 3 वर्ष सेवा की हो पौर जिनके 
पास सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित मर्हताएं हों । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 

3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 

- - - - - - ---- - - - - - - 
-- - - - - 

- - -- - - - - - - - 


उपनिरसन (उचीत) 


उपनिदेशक ( उद्योग ) 


1 


रक्षा सेवाओं में सिवि . 1500- 60 - 1800 रु० लागू नहीं होता । 45 वर्ष से अनधिक 
लियन वर्ग 1, राज 

( सरकारी सेवकों के 
पत्रित अननु सचिवीय 

लिए सिथिलमीय ) 


आवश्यफ : - - 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 

से यात्रिक या विद्युत या रसायन 
इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य । 
( 2 ) तकनीकी संगठनों या प्रौद्यो 
गिक समुथानों में साधारण सप 
से उद्योगों और विशेष रूप से 
लघु-उद्योगों के बारे में सलाह 
देने या के विकास करने या की 
स्थापना करने में किसी उत्तरदा 
यित्वपूर्ण हैसियत में 10 वर्ष 

का अनुभव । 
( अहसाए अन्यथा सुहित मय 
पियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग के विवेकानुसार 

शिपिल की जा सकेंगी ) । 
पांछनीय : - - 
किसी साधारण प्रावमी को अंग्रेजी 

या हिन्दी में विस्तार पूर्वक जटिल 
तकनीकी बातें अभिव्यक्त करने 
या स्पष्ट करने में प्रवीणता । 


10 


11 


12 


13 


-- - 


- - 


लाग नहीं होता । 


2 वर्ष । 


संघ लोक सेवा प्रायोग 
( परामर्श से छूट ) 
विनियम , 1958 के 
अधीन यथापेक्षित । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : - - लागू नहीं होता । 
जिसके न हो सकने पर सीधी ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय 
भर्ती मारा । 

सरकार या किसी राज्य सरकार 
के अधीन सदृश्य पद धारण कर 
रहे हैं या जिन्होंने 1100-1600 
स० के वेतनमान में या समतुल्य 
पदों पर 3 वर्ष सेषा की हो और 
जिनके पास सीधी भर्ती किए 
आने वाले व्यक्तियों के लिए विहित 
महेसाएं हों । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 

वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 


307 


SEC . 4 ] 
- - - - - - - - - - - - -- - - -- 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 24 , 1975 / JYAISTHA 3, 1897 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - . . - - - - - . - - -- -- - - - - - - -- 


1 


- - 


. - - 


1 


सहायक निदेशक 

(नियोजन ) 


_ _ . . _ . . . . _ _ _ . _ _ 

- - . . 
रक्षा सेवाओं में मिषि - 110 (0-50- 1600 1० लाग नही होता । 40 वर्ष से अनाधिक 
लियन वर्ग 1, राज 

( सरकारी सेवको के 
पत्रित, प्रननुसभिधीय 

लिए शिथिलनीय ) 


- - 
प्रायश्यक : - -- 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व . 

विद्यालय की उपाधि या समतुल्य । 
( 2) कार्मिक संगठन और प्रबन्ध 

का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें से 
5 वर्ष का अनुभव नियोजन 
संबंधी मन्त्रणा देने या संवा 
करने का होना चाहिए । 
( अर्हताए अन्यथा सुअहित प्रभ्यर्थियो 
की दशा में संघ लोक सेवा 
प्रायोग के विवेकानुसार शिथिल 

की जा सकेंगी । 
बांछनीय : - - 
ममोविज्ञान या समाज विज्ञान में स्ना 

तकोत्तर उपाधि या कार्मिक या 
प्रबन्ध या प्रसाशन में स्नातकोत्तर 
डिप्लोमा । 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होला । 


2 वर्ष । 


संघ लोक सेवा आयोग 

( परामर्श से छूट ) 
विनियम , 1958 के 
प्रधीन यथापेक्षित । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा , प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :- - लागू नहीं होता । 
जिसके न हो सकने पर सीधी ऐसे अधिकारियो में से जो केन्द्रीय 
भर्ती द्वारा । 

सरकार या किसी राज्य सरकार के 
अधीन सदृश्य पद धारण कर रहे 
हैं या जिन्होने 700 - 1300 रु० 
के वेतनमान में या समतुल्य पदों 
पर 3 वर्ष सेवा की हो पौर जिमके 
पाम सीधे भर्ती किए जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताए हों । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 

3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 


- 


- 


[ फा० सं० ए / 09 1 3 5/ सी ए मो / पार एण्ठ पार - 2] 

ए . डी० प्रानन्द, 
सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी 


New Delhi, the 9th May, 1975 


S .R . O . 184. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes tho 
following rules regulating themethod of recruitment to the posts of Director (Publicity ) , Deputy Director (Agriculture ) . Deduty Director 
( Industries ), and Assistant Director (Employment) Class I Gazetted , Non -Ministerial in Directorate General of Resettlement, Ministry of 
Defence, namely : 


1. Short title and commencement : -- ( 1 ) These rules may be called the Directorate General of Resettlement , Director ( Publicity) . 
Deputy Director (Agriculture ), Deduty Director ( Industries) and Assistant Director (Employment) Recruitment Rules , 1975 . 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette . 


2 . Number of posts , classification and scale of pay : - - The number of the said posts , classification and the scalo of pay attached there 
to, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto . 


3. Method of recruitment , age limit and qualifications : - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and 
other inalters connected therewith , shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 


4 . Disqualifications: No person, - 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or 
(b ) who, having a spouse living , has entered into or conctrated a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 


308 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 24 , 1975 / JYAISTHA 3 , 1897 


[PART II — 


Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such 
person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this 
rulc . 

5 . Power to rçlax : - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do , it inay , by order and for 
reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of these rules 
with respect to any class or category of persons or posts . 

6 . Saving : - -Nothing in theso rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Casteg 
and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by tho Central Government 
from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Name of post 


Classification 


Scale of Pay 


Num - 
ber of 
Posts 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and other qualifications 

required for direct recruits 


Whother 
Selection 
post or 
Non -Selec 
tion post 


3 


1 


Rs. 1500 - 60 - 1800 


Director (Publi- 

city ) 


Not 
appilcable 


Civilians in 

Defence Ser 
vices Class [ 
Gazetted 
Non -Ministe 
rial 


Rs. 1500 -60 - 1800 . 


Deputy Director 

( Agricultural) 


Not 
applicable 


Civilians in 

Defence Ser 
vicos Class I 
Gazetted 
Non 
Ministerial 


Not exceeding Essential - 

45 years (i) Degree of a recognised Univer 
(Relaxable sity or equivalent. 
for Govern - ( ii) 10 years Journalistic expe 
ment servants ) rience in a responsible capacity , 

in a newspaper or news agency 
or equivalent experience of 
publicity and public relations ) 
in a Government Departement 
or Commercial Publicity Orga 

nisation . 
(Qualifications relaxable at the 

discretion of the Union Public 
Service Commission in case of 
candidates otherwise well quali 

ficd ). 
Desirable : 
(1) Degree or Diploma in Jour 
nalism of a recognised Univer 

sity or Institution . 
(ii) Familiarity with the require 

mnents of various publicity 

media . 
Not exceeding Essontial: 
45 years (Re- (i) M . Sc. degrce in Agriculturo 
laxable for with specialisation in Agronomy 
Government or Agricultural Extension or 
servants ). 

Animal Husbandry or Agricul. 
tural Engineering or Associate 
ship of Indian Agricultural 
Rcsearch Institute in any of the 

above subjects or equivalent . 
( ii ) 10 years field expericnce of 

various crops with particular 
reference to commercial crops 
and their production and 
management of farms and in 
advising or developing or sett 
ing up agro - industries in general 
and familiarity with the latest 
production methods and use of 
machinery , equipment and tools 
in the agricultural activities in 

the country . 
(Qualifications relaxable at the 

discretion of the Union Public 
Service Commission in the caso 
of candidates otherwise well 

qualified ) . 
Desirable : 
(i) Experience in Dairy Farming. 
( il) Proficiency in expressing or 

explaining intricato details about 
agricultural science to a layman 
in Hindi and English , 


- 


- 


- 


SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : MAY 24 , 1975 / JYAISTHA 3 , 1897 

309 
= = 

= 

- = - = - = - = 
Whether age and Period of Method of recruitment In case of recruitment by If a Departincn - Circumstances under 
educational quali- probation whether by direct rec - promotion or deputation or tal Promotion which Union Public Ser 
fications Prescribed if any l uitinent or by promo- Transfer , yrades from which Committee vice Commission is to be 
for direct recruits 

tion or by dcpulation or pronotion or deputation or exists , what is consulted in making rcc 
will apply in the transfer and percentage transfer to be made 

its composilion ruitment 
case of promotces . 

of the vacancies lo bo 
filled by various methods 


10 


11 


12 


13 


Not applicable 


Two years 


As required under the 

Union Public Service 
Commission (Lxemp 
lion froni Consultation ) 
Regulations, 1958 . 


Not applicable . 


Two years 


By trapsler on deputation Transfer on deputation :- Not applicable 

failing which by direct Officers holding analogous 
recruitment. 

posts or with 3 years ser 
vicc in posts in the scale of 
Rs. 1100 - 1600 or equiva 
lent under the Central or 
a State Government and 
possessing the qualifications 

prescribed for direct recruits , 
(Period of deputation ordi 

narily not exceeding 3 years ). 
By transfer on deputa - Transfer on deputation ; Not applicable 

lion failing which by Officers holding analogous 
direct recruitment, posts or with 3 years sera 

yice in posts in the scale of 
Rs. 1100 - 1600) or equiva 
lent under the Central or 
a State Government and 
possessing the qualifications 
prescribed for direct rec 

ruits, 
( Period of deputation ordina 

rily not excecding 3 years). 


As required under the 

Union Public Service 
Commission (Exemp 
tion from Consultation ) 
Regulations, 1958 . 


5 


Deputy Director 

(Industries). 


Not 
applicable. 


Civilians in Rs. 1500 -60 - 1800 

Defence Ser 
vices Class 1 
Gazetied 
Non 
Ministerial, 


Not excceding Essential : 

45 years (Re- (0) A degree in Mechanical or 
laxablo for Electrical or Chemical Engi 
Government neering from a recognised Uni 
şervants ) 

versity or equivalent . 
( ii ) 10 yoars experience in a res 

ponsible position in technical 
organisations or industrial con 
cerns in advising or developing 
or setting up industries in general 
and small scale industries in 


particular. 


1 


Assistant Director 

( Employment). 


Rs. 1100-50 -1600 


Not 
Applicable , 


Civilians in 
Defence Ser 
vices Class I 
Gazetted 
Non 
Ministeria ). 


(Qualifications relaxable at the 

discretion of the Union Public 
Service Commission in case of 
candidates otherwise well quali 

filed ). 
Desirable : 
Proficiency in expressing or explain 

ing intricate technical matters 
in detail to a layman in English 

or Hindi, 
Not exceeding Essential: -- 

40 years (Re- (i) Degree of a recognised Univer 
taxable for sity or cquivalent, 
Government (ii) 7 years experience of Personnel 
servants ) . Organisation and management 

of which 5 years should be in 
employment counselling or ser 

vice . 
(Qualifications relaxable at the 

discretion of the Union Public 
Service Commission in case of 
candidates otherwise well quali 

ficd ). 
Desirable : 
Post- graduate degree in Psychology 

or Sociology or Post- graduate 
diploma in Personnel Manage 
ment or Administration , 


25 G1/75 - 2 


310 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 24 , 1975 /JYAISTHA 3, 1897 
-- - - - - - - - - - - 

-- - - - - - - - 
9 10 

11 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ PART II - SEC. 4 ] 
- - -- -- - - - - - . 

13 


- 


- -- 


- - - - 
12 


- 


8 


Not applicable. 


Two ycars 


Not applicable 


As required under the 

Union Public Service 
Committion (Exemp 
tion from Consulta 
tion ) Regulations, 
1958 . 


By transfer on deputa - Transfer on doputation : - 

tion failing which by Officers holding analogous 
direct recruitment. posts or with 3 years ser 

vice in posts in the scale of 
Rs . 1100 -1600 or equiva 
lent under the Central or a 
State Governient andi pos 
sessing the qualifications 
prescribed for direct rec 
ruits. 
(Period of deputation ordina 

rily not exceeding 3 ycars ). 
By transfer on deputa - Transfer on Jeputation . 

tion failing which by Officers holding analogous 
direct recruitment, posts or with 3 years ser 

vice in posts in the scale of 
Rs. 700- 1300 or equivalent 
under the Central or a Statc 
Government and possessing 
the qualifications prescri 

bed for direct rçcruits . 
(Period of deputation ordina 

rily not exceeding 3 years ). 


Not applicable 


Two years 


Not applicable 


As required under the 
Union Public Servicc 
Commission ( Excmp 
tion from Consulta 
tion) Regulations, 1958 . 


[ Filc No. A / 09135/ CAO/ R & R -11] 

A. D . ANAND, Asst. C . A. O . 


नई दिल्ली, 9 मई, 1975 
का० नि . पा . 18 5.-~ - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, औरंगाबाद की मदस्यता 
मे ले० कर्नल जी० जे० इदुलजी के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 

[ फाइल सं० 19/ 36/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 1244-सी / डी० ( क्यू एण्ड सी )] 


कारखाना सेवा ( श्रेणी- 1 ) भर्ती नियम, 1972 में और भागे संणोधन 
करने के निमिस, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं - -- 

1 ( 1 ) ये नियम भारतीय प्राईनेन्स कारखाना सेया ( श्रेणी- 1 ) 
भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1975 कहलायेगे । 

( 2 ) ये नियम मरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी 
होगे । 

2. भारतीय प्रार्डनेन्स कारखाना मेवा ( श्रेणी- 1 ) भी नियम , 
1972 के परिशिष्ट II मे -- 
( i ) शीर्षक मे , प्रहंता और अवधि शब्दों के स्थान पर "अधि 

शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ; 
( ii ) कालम 3, उमसे संबन्धित उपशीर्षक तथा उसके अन्तर्गत 

श्रम सं० 1 से 9 तक को प्रविष्टियों को निकाल दिया जायेगा 
( iii ) कालम 4 4 5 को क्रमश: कालम 3 और 4 के रूप में 

अफिन किया जायेगा । 
[ फापल स० एफ० 9 ( 8 )/ 65/IV/ डी० ( फैक्टरो- 1 ) की खउ मिमिल ] 

एम० एन० चतुर्वेदी, अवर सचिव 


New Delhi , the 9th May. 1975 


S. R. O . 185. - -In pursuance of sub-section 7 of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Contral 
Government hereby notifics that a vacancy has occurred in 
the membership of the Cantonmont Board , Aurangabad , by 
reason of the acceptance by the Central Government of tho 
resignation of Lt. Col. G . J. Edulji . 

[ File No. 19 / 47 / C / L & C / 1244- C / 1 / D( Q & C )] 


का ० लि . पा . 186. -~- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
को धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुमरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि ले० कर्नल के० बी० जोशी को 
स्टेशन के कमाण्डिग ऑफिसर द्वारा ले . कर्नल जी० जे० इदुलजी के , 
जिन्होने स्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड औरगाबाद के एक 
सदस्य के रूप में नाम निविष्ट किया गया है । 
[ फाइल स० 19/ 36/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 1244सी/ 1/ टी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

एन . वी . स्वामीनाथन , प्रवर सचिव 


S. R. O . 186. - - In pursuance of sub-section ( 7) of section 13 
of the Cantonment Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Goy 
ernment hereby notifies that Lt. Col. K . B . Joshl has been 
nominated by the officer commanding tho Station as a mem 
ber of tho Cantonment Board Aurangabad vice Lt. Col. G . 
J . Edulji who has resigned . 
[ File No . 19 / 47 / C / LRC / 65 /1244- C /1 / DIQ & C )] 

N. V . SWAMINATHAN, Under Secy. 


New Delhi, the 14th May , 1975 
S . R . O . 187 . - - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution. the President 
hereby makes the following rules further to amend tho Iadian 

Ordnance Factories Service ( Class I ) Recruitment Rules , 
1972 : 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Indian Ordnance 
Factorics Service ( Class 1 ) , Recruitment ( Amendment ) Rules, 
1975. 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Omcial Gazette . 

2 . In the Indian Ordnance Factories Scrvice (Class I) Re 
cruitment Rules , 1972 , in Appendix II, 
(i) in the heading for the words " qualification and period " , 

the word " Period " shall be substituted ; 
(ii ) column 3 , the sub- heading relating thereto , and the 

entires thereunder against Sl. Nos , 1 to 9 shall be 

omitted ; 
( lii ) columns 4 and 5 shall respectively be renumbered 
as columns 3 and 4 . 

[ File No. PC to F. 9( 8) / 63 /IVIDI . D] 

S. N. CHATURVEDI , Under Secy, 


नई दिल्ली , 14 मई, 1975 
का नि० प्रा० 187. - - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति , भारतीय माईनेन्म 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110027 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 6 , 1975 


